तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013- 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 313 ] 


रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त 2018 - भाद्रपद 5, शक 1940 


पशुधन विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक आर- 733 / 2016 / 35 / 1093. - छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश में आरक्षण ) अधिनियम , 2012 
( क्र . 9 सन् 2012) की धारा 5 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएच. डी . एवं अन्य 
पाठ्यक्रमों की राज्य कोटा की सीटों पर प्रवेश में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


नियम 


संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . - (1 ) ये नियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) नियम , 
2018 कहलायेंगे । 
( 2 ) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 


लागू होना. - ये नियम छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित स्नातक , 
स्नातकोत्तर, पीएच. डी . एवं अन्य पाठ्यक्रमों की राज्य कोटा की सीटों में प्रवेश के दौरान लागू होंगे । 


परिभाषायें : - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 
( क ) “ एजेंसी " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन या केन्द्र शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु 

अधिकृत एजेंसी; 
" वास्तविक निवासी " से अभिप्रेत है कोई आवेदक , जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय - समय पर 
जारी परिपत्र, अधिसूचना या आदेशों के अन्तर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो ; 
"श्रेणी " से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग ( गैर - क्रीमी लेयर ) 
तथा अनारक्षित श्रेणी; 
" संवर्ग " से अभिप्रेत है महिला या निःशक्त व्यक्ति; 
" महाविद्यालय " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय ; 
" परिषद् ” से अभिप्रेत है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 
( आईसीएआर) नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय का शैक्षणिक , प्रशासनिक , कार्य परिषद् ; 
" पाठ्यक्रम " से अभिप्रेत है स्नातक , स्नातकोत्तर, पीएच. डी, उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम; 


625 


626 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 अगस्त 2018 


B 


.. 


७ 


. 


( त ) 


" संचालक " से अभिप्रेत है संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन ; 
" संचालनालय " से अभिप्रेत है संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन; 
"प्रवेश परीक्षा " से अभिप्रेत है पूर्व स्नातक के लिये राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा ( NEET ) एवं PET 
तथा स्नातकोत्तर और पीएच. डी के लिये सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET ); 
" अंतिम प्रवेश प्रक्रिया " से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों 
पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि को या उसके 
पूर्व, आबंटन स्थल पर ही अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु की गई प्रक्रिया; 
" सेवारत अभ्यर्थी " से अभिप्रेत है राज्य शासन के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के अधीन नियमित 
आधार पर सेवारत कर्मचारी, जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 1 जनवरी को पांच वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर 
ली हो ; 
" अल्पसंख्यक महाविद्यालय या संस्थान " से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा 
संचालित महाविद्यालय या संस्थान, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1 ) के अन्तर्गत 
धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित हो तथा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियमों 
एवं नियमों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो ; 
" गैर - संवर्ग " से अभिप्रेत है कोई अभ्यर्थी, जो नियम 2 के खण्ड ( घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग 
के अन्तर्गत नहीं आते हों ; 
"निःशक्त व्यक्ति " से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( ध ) के अधीन यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति तथा जो भारतीय पशु चिकित्सा 
परिषद्, नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , नई दिल्ली / राज्य सरकार द्वारा विहित 
मानकों के अनुसार स्नातक , स्नातकोत्तर, पीएच. डी . या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हों ; 

" राज्य सरकार " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ; 
( थ) “विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग; 

( द) “ कुलपति " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति । 
सीटों का आरक्षण : - महाविद्यालय में सीटों में आरक्षण, निम्नलिखित रीति से दिया जायेगा : 

छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 

( गैर - कीमी - लेयर) के बच्चों को क्रमशः 32% , 12 % एवं 14 % का क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा । 
( 2) ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ( गैर - कीमी - लेयर ) 

प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा कर रहा है, को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, 
समय - समय पर , जारी नियमों अथवा निर्देशो में विहित अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी 
जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । कांउसिलिंग के पूर्व विहित प्रारूप में जाति सत्यापन 

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
( 3) ( क ) स्थायी कृषकों, जिनकी जीविका छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो , के बच्चों 

के लिये 5 प्रतिशत समस्तर आरक्षण होगा । 
स्थायी मछुवारों, जिनकी जीविका पूर्ण रूप से मत्स्योद्योग अर्थात् मछली पकड़ना, बेचना एवं 
पालन करना आदि पर आधारित है, के बच्चों के लिये मत्स्यिकी महाविद्यालय में 5 सीटें 
आरक्षित रहेंगी । 
स्पष्टीकरण - इस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ , तब ही दी जायेगी, जब 
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से प्राथमिक ( कक्षा 5वीं), माध्यमिक (कक्षा आठवीं ), 
मैट्रिक / हाई स्कूल (कक्षा दसवी) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवी) में से कोई दो 
परीक्षायें, नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण किये हों । यह नियम , ऐसे विद्यार्थियों के लिये 
समान रूप से लागू होगे , जिन्होने स्वाध्यायी विद्याथी के रूप परीक्षा उत्तीण किये हो । 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र - पुत्रियों एवं पौत्र - पौत्रियों के 
लिए 3 % प्रतिशत समस्तर आरक्षण उपलब्ध होंगे । 
प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक ( सेवारत एवं सेवानिवृत्त ): प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक ( सेवारत एवं 
सेवानिवृत्त ) के पुत्र - पुत्रियों के लिए 3% समस्तर आरक्षण उपलब्ध होंगे । 
महिलाः समस्त श्रेणी के अन्तर्गत वास्तविक निवासी महिला के लिए 30 % समस्तर आरक्षण 
उपलब्ध होंगे । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2018 


626 ( 1 ) 


निःशक्त व्यक्ति: समस्त श्रेणी के अन्तर्गत वास्तविक निवासी निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3 % 
समस्तर आरक्षण उपलब्ध होंगे । 
जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित वर्ग: जम्मू एवं कश्मीर के बच्चों के लिये, जो विस्थापित हैं 
और छत्तीसगढ़ में 01 - 01 - 2016 को अथवा उसके पूर्व से निवास कर रहे हैं , स्नातक 
पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन , डेयरी एवं मत्स्यिकी संकाय में एक सीट आरक्षित होगी । . 
संचालनालय, पशु चिकित्सा विभाग के सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश: - संचालनालय पशु 
चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ़ के सेवारत अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा संकाय के स्नातक 
पाठ्यक्रम में प्रवेश नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सीटों पर NEET ( UG) की मेरिट सूची के 
आधार पर प्रवेश दिया जायेगा । 
संचालनालय मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश: - संचालनालय 
मत्स्य पालन विभाग , छत्तीसगढ़ के सेवारत अभ्यर्थियों को मत्स्य पालन संकाय के स्नातक 
पाठ्यक्रम में प्रवेश नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सीटों पर NEET ( UG) की मेरिट सूची के 
आधार पर प्रवेश दिया जायेगा । 
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली 
द्वारा प्रवेश : 
( एक) बी . व्ही .एस. सी . एवं ए.एच. पाठ्यक्रम हेतु कुल अनुमोदित सीटों का 15 % सीटों में 

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली की अनुशंसा पर प्रवेश दिया जायेगा; 
( दो ) बी. एफ .एस. सी . पाठ्यक्रम हेतु सीटों की कुल संख्या से 15 % सीटों को भारतीय 

कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की अनुशंसा पर भरे जायेंगे । 
(तीन ) बी. टेक. पाठ्यक्रम हेतु सीटों की कुल संख्या से 15 % सीटों को भारतीय कृषि 

अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की अनुशंसा पर भरे जायेंगे । 
स्पष्टीकरण : - आरक्षित सीटों के अन्तर्गत प्रतिशत की गणना करते समय, यदि 
संख्यात्मक अंक 0. 5 या उससे अधिक है, तो उसे एक माना जायेगा और यदि 0.5 
से कम है तो उसे शून्य माना जायेगा । ये नियम, केवल सीटों की संख्या निर्धारित 
करते समय ही लागू होंगे तथा न्यूनतम प्रतिशत की गणना करते समय लागू नहीं 
होंगे । 


राज्य के आरक्षित अभ्यर्थी की आयु में छूट से संबंधित नियम , राज्य शासन के सामान्य प्रशासन 
विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार लागू होंगे । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अनूप कुमार श्रीवास्तव, सचिव . 


Naya Raipur, the 9th August 2018 


NOTIFICATION 


No. R -733 / 35 /2016 /35 /1093. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 5 of 
the Chhattisgarh Educational Institutions ( Reservation in Admission) Act , 2012 ( No .9 of 2012 ), the State 
Government, hereby , makes the following rules relating to the reservation in admission to the seats of State 
quota in under graduate , post- graduate , Ph.D . and other courses conducted by the colleges affiliated to the 
Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, namely : 


RULES 


Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Chhattisgarh Kamdhenu 
Vishwavidyalaya , (Reservation in Admission ) Rules , 2018. 
( 2 ) It shall come into force fromthe date of its publication inthe Official Gazette.. 


Applicability. These rules shall apply during admission to the State quota seats in under graduate , 
post-graduate , Ph . D . and other courses conducted by the colleges affiliated to the Chhattisgarh 
Kamdhenu Vishwavidyalaya. 


626 ( 2 ) 


FOARTE 1543 , ferlich 27 BPR 


2018 


3. 


(b ) 


( d ) 


Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, 
( a ) " Agency " means an agency authorized by the Government of the Chhattisgarh or by the 

CentralGovernment to conduct the entrance examination ; 
" Bonafide Resident" means any applicant, who is a resident of the State of Chhattisgarh , as 
defined under circular, notification or orders issued by the Government of Chhattisgarh , from 
time to time; 
" Category " means Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Other Backward Classes (non 
cremy-layer) and unreserved Category ; 
" Class " means women or persons with disabilities; 
" College" means the colleges affiliated to the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya ; 
" Council" means the Veterinary Council of India, New Delhi; Indian Council of Agricultural 
Research ( ICAR ) New Delhi and Academic , Administrative, Executive Council of the 
University ; 
" Course" means a Graduation , Post -Graduation, Ph .D ., Degree and Diploma Courses; 
" Director " means the Director, Veterinary Services, Government of Chhattisgarh ; 
" Directorate" means the Directorate of Veterinary Services,Government of Chhattisgarh ; 
" Entrance Examination " :- means the National Eligibility Entrance Test (NEET) and PET for 
Under Graduate and Common Entrance Test (CET) for Post Graduate and Ph .D ; 
" Final Admission Process " means process for admission of candidates to the seats left 
vacant after the final phase of counselling, on or before the last date of admission as specified 
by the Hon ble Supreme Court, at the place of allotment; 
" In - Service candidate means staff in service under the Veterinary Services Department of 
the State Government on regular basis , who have completed five years of Government service 

as on 1 January of the admission year; 
(m ) "Minority College or Institution " means a college or institution run by person or group of 

persons declared religious or linguistic minority under clause ( 1 ) of Article 30 of the 
Constitution of India and are recognized under the Acts and Rules notified by the Government 

of Chhattisgarh ; 
( n ) "No-Class " means a candidate who does not fall under any class defined in clause (d ) of 

rule 2 ; 


" Persons with disability " means persons with disability as defined under clause (s ) of 
Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016 ) and who , 
according to the norms prescribed by the Veterinary Council of India , New Delhi and the 
Indian Council of Agricultural Research New Delhi/ State Government, are eligible for 
admission in Graduate , Post graduate, Ph .D or Diploma courses; 
" State Government" means the Government of Chhattisgarh ; 
" University " means the Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya , Durg ; 
" Vice Chancellor " means the Vice Chancellor of the University . 


(p ) 
(q ) 


Reservation of seats.- Reservations on the seats in the colleges shall be given in the following 
manner : 


(2 ) 


Vertical reservation of 32 % , 12 % and 14 % shall be given to the Scheduled Tribes, Scheduled 
Castes and Other Backward Classes (Non - creamy- layer ) children of bonafide residence of the 
State of Chhattisgarh respectively. 
Candidates claiming eligibility in Scheduled Tribes or Scheduled Castes or Other Backward 
Classes (Non - creamy layer) category will have to furnish permanent Caste Certificate issued 
by the Competent Authority, as prescribed in the rules or instructions issued by the General 
Administration Department of the Government, from time to time. It shall be mandatory to 
submit the caste verification certificate in the prescribed format before the counselling . 
( a ) 5 percent horizontal reservation shall be provided for children of permanent farmers, 

whose livelihood is completely based on agriculture in Chhattisgarh . 


ESTRATĘ 1947 , Grlich 27 31 


2018 


626 ( 3 ) 


(b ) 


5 seats shall be reserved in fisheries colleges for children of permanent fishermen , 
whose livelihood is based completely on fisheries i.e. catching, selling and breeding 
of fishes, etc. 
Explanation - Benefits of Reservation to candidates of this Category , shall be given 
only to those , who have passed any two examinations from the Primary (Class 5th ), 
Secondary (Class VIII), Matriculation /High School (Class X ) and Higher Secondary 
( Class XII ) from schools in rural area as a regular student. This rule shall be equally 
applicable for the students who have passed examination as private student. 
Freedom fighter: 3 % Horizontal reservation shall be available for Children and 
grandchildren of freedom fighter. 
Defence personnel (In - service and retired ): 3 % Horizontal reservation shall be 
available for Children of Defence personnel ( In - service and retired ). 
Women : 30 % horizontal reservation shall be available for Bonafide Resident women 
under all categories. 
Persons with Disabilities : 3 % Horizontal reservation shall be available for Bonafide 
Resident persons with disabilities under all categories. 
Displaced category of Jammu and Kashmir : - One seat shall be reserved for the 
children of Jammu and Kashmir , who are displaced and are residing in the 
Chhattisgarh from on or before 01. 01. 2016 , in the Faculty of Veterinary , Dairy and 
Fishery in the under graduate course . 
Admission to the In -service candidates of Directorate of Veterinary Department: - 
Admission shall be provided to In -service candidates of Directorate of Veterinary 
Services, Chhattisgarh in the under graduate courses of Veterinary faculty on basis of 
merit list ofNEET (UG ) in the specified seats under Admission rules. 
Admission to the In -service candidates of Directorate of Fishery Department, 
Chhattisgarh : - Admission shall be provided to In -service candidates of Directorate 
of Fishery Department, Chhattisgarh in the undergraduate courses of fishery faculty 
on basis of merit list of NEET (UG ) in the specified seats under admission rules. 
Admission by Veterinary Council of India , New Delhi and Indian Council of 
Agricultural Research , New Delhi:-- 
(i) Admission shall be provided on the recommendation of Veterinary Council 

of India , New Delhi in 15 % seats of total approved seats for B . V . Sc. and 

A .H . course ; 
(ii ) 15 % seats shall be filled on recommendation of the Indian Council of 

Agricultural Research , New Delhi from total number of seats for B .F . Sc . 
Course ; 
15 % seats shall be filled on the recommendation of Indian Council of 
Agricultural Research , New Delhi from total number of seat for B . Tech 
Course . 


( iii) 


Explanation - At the time of calculation of percentage under reserved seats, 
if the numerical digit is 0 .5 or greater then it shall be considered as one and 
if less than 0.5 , then it shall be considered zero . These rules shall be 
applicable only while determining the number of seats and it shall not be 
applicable while calculation of the minimum percentage. 


(4 ) 


Rules related to relaxation for age to reserved candidate of state shall be applicable as per instructions 
issued from time to time by General Administration Department of State Government. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

ANUP KUMAR SHRIVASTAVA , Secretary. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


